HARYANA GOVT . GAZ. ( EXTRA.), JAN. 14, 2016 (PAUS. 24, 1937 SAKA) 


भाग - III 
हरियाणा सरकार 
सिविल विमानन विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 14 जनवरी, 2016 
संख्या सा0का0नि0 3 / संवि० / अनु0 309 / 2016- & भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल विमानन् ( ग्रुप क ) सेवा नियम, 2011, को 
आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

__ ये नियम हरियाणा सिविल विमानन् (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम , 2016 कहे जा सकते हैं । 
2. हरियाणा सिविल विमानन् ( ग्रुप क ) सेवा नियम , 2011 में , परिशिष्ट ख में , क्रम संख्या 2 के सामने, खाना 3 तथा 4 के 
नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


(i) किसी संस्था से 10 + 2 या इसके समकक्ष; 

(i) किसी संस्था से 10 + 2 या इसके समकक्ष; 
( ii ) मैट्रिक / उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान; । (ii) मैट्रिक / उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान ; 
( iii ) कम्प्यूटर का ज्ञान ; 

(iii ) कम्प्यू टर का ज्ञान; 
(iv ) वर्तमान वाणिज्यिक हैलीकॉप्टर पायलट अनुज्ञप्ति (iv) वर्तमान वाणिज्यिक हैलीकॉप्टर पायलट अनुज्ञप्ति 
धारक हो ; 

धारक हो ; 
(v ) उड़ाये जाने वाले हैलीकॉप्टर पर पायलट - इन - कमाण्ड (v ) उड़ाये जाने वाले हैलीकॉप्टर पर पायलट - इन 

के रूप में दस घण्टे रात्रि उड़ान तथा कम से कम कमाण्ड के रूप में दस घण्टे रात्रि उड़ान तथा कम 
पचहत्तर घण्टे सहित हैलिकॉप्टरों पर 

से कम पचहत्तर घण्टे सहित हैलिकॉप्टरों पर 
पायलट - इन कमाण्ड के रूप में कम से कम 500 | पायलट - इन कमाण्ड के रूप में कम से कम 500 
( पांच सौ ) घण्टे का अनुभव होना चाहिए ; 

( पांच सौ ) घण्टे का अनुभव होना चाहिए ; 
आशयित उड़ान की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती अन्तिम ( vi) आशयित उड़ान की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती अन्तिम 
तीस दिन में हैलीकॉप्टर पर पांच घण्टों सहित तीस दिन में हैलीकॉप्टर पर पांच घण्टों सहित 
अन्तिम छह मास में हैलिकॉप्टरों पर पायलट - इन 

अन्तिम छह मास में हैलिकॉप्टरों पर पायलट - इन 
कमाण्ड के रूप में कम से कम तीस घण्टों का | कमाण्ड के रूप में कम से कम तीस घण्टों का 
अनुभव होना चाहिए : 

अनुभव होना चाहिए;" । 


डॉ० महावीर सिंह , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

सिविल विमानन् विभाग । 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA.), JAN . 14, 2016 (PAUS. 24 , 1937 SAKA ) 

[ Authorized English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


CIVIL AVIATION DEPARTMENT 


Notification 


The 14th January, 2016 


No. G . S .R . 3 /Const./Art. 309 /2016 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution of India , the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil 
Aviation (Group A ) Service Rules, 2011 ,namely : 
1. These rules may be called the Haryana Civil Aviation (Group A ) Service (Amendment) Rules, 2016 . 
2 . In the Haryana Civil Aviation (Group A ) Service Rules, 2011, in Appendix B , against serial number 2 , under 

column 3 and 4 , for the existing items, the following items shall be substituted , namely: 


(i) 10 + 2 or its equivalent from any institution ; 
( ii ) Knowledge of Hindi/ Sanskrit upto Matric/ Higher 

Education ; 
( iii) Knowledge of computers; 
(iv ) Holder of current commercial Helicopter Pilot ’s 

licence ; 
( v ) should have a minimum of 500 (five hundred) 

hours experience as Pilot-in -command on 
helicopters , including ten hours of night flying 
and not less than seventy - five hours as Pilot- in 

commnad on type of Helicopter to be flown ; 
( vi) should have a minimum of thirty hours experience 

as Pilot-in -command on Helicopter in the last six 
months including five hours on the type of 
Helicopter in the last thirty days immediately 
preceding the date of intended flight; 


(i) 10 + 2 or its equivalent from any institution ; 
( ii ) Knowledge of Hindi/Sanskrit upto Matric/ Higher 

Education ; 
( iii ) Knowledge of computers ; 
( iv ) Holder of current commercial Helicopter Pilot s 

licence ; 
(v ) should have a minimum of 500 (five hundred ) 

hours experience as Pilot- in - command on 
helicopters , including ten hours of night flying and 
not less than seventy - five hours as Pilot- in 
commnad on type of Helicopter to be flown; 
should have a minimum of thirty hours experience 
as Pilot- in -command on Helicopter in the last six 
months including five hours on the type of 
Helicopter in the last thirty days immediately 
preceding the date of intended flight;" . 


( vi 


DR . MAHAVIR SINGH , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Civil Aviation Department. 


53967 — L .R . - H .G .P ., Chd . 


